रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 97 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 97 


मयपरफ 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


, असाधारण 


EXTRAORDINARY 

भाग ! - खण्ड 4 
PART II Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . 


. . 


- 


- - - 


सं. 17 ] 
No. 17 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 22 , 1997 / पौष 1 , 1919 
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 22 , 1997/ PAUSA 1 , 1919 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली, 22 दिसम्बर , 1997 


.. का . नि . आ . 21( अ ) . - अहमदाबाद छावनी (वाओं का विभाजन ) नियम, 1987 के प्रारूप से युक्त सार्वजनिक सूचना, छावनी अधिनियम, 
1924 ( 1924 का 2 ) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग -2, खण्ड - 4 तारीख 19 - 04 - 97 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं . 
का. नि . आ . 66 तारीख 28 - 2 - 97 द्वारा प्रकाशित की गई थी , जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , उक्त सूचना के 
प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ; 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 8- 5 - 97 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ; 
और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत अनुबद्ध समय के भीतर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अहमदाबाद 
छावनी ( वाडौंकाविभाजन ) नियम , 1985 को अधिक्रान्त करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोपकिया 
गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अहमदाबाद छावनी ( वाडौँ का विभाजन ) नियम , 1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. छावनी का वार्ड में विभाजन - छावनी बोर्ड, अहमदाबाद से निर्माचन कराने के प्रयोजन के लिए छावनी का निम्नलिखित वार्डों में विभाजन 
किया जाएगा , अर्थात् : -- 

वार्ड सं. 1 
वार्ड सं. 2 
खाई म . 3 
वार्ड सं. 4 
वार्ड सं. 
वार्ड सं. 6 


3246GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IL - SEC. 4 ] 


- 


- 


- 


3. वाडौं की सीमाएं : - नियम 2 में वर्णित प्रत्येक वार्ड की सीमाएं वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या : - प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार होंगी : 
खाई सं. 

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य 
वार्ड सं. 1 
वार्ड सं. 2 
वार्ड सं. 3 
वार्ड सं . 4 
वार्ड सं . 
वार्ड सं. 6 ( अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ) 

अनुसूची 
( नियम ३ देखिए ) 

बाहों की सीमाएं 
वार्डसं. 1 : 

इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तंभ सं. 4क से आरम्भ होती है फिर यह उत्तर - पश्चिम दिशा में जाकर कृष्णाराव मार्ग ( हवाई अड्डा रोड ) 
से मिलती है , जहां से पश्चिम दिशा में कृष्णाराव मार्ग के साथ- साथ जाती है और सैनिक अस्पताल मार्ग की क्रासिंग परमिलती है, जहां से यह उत्तर - पश्चिम 
दिशा में कृष्णाराव मार्ग की क्रासिंग तथा माल रोड के साथ आर. सी. चर्च के सामने हीरा मार्ग ( शहर की मुख्य सड़क ) पर मिलती है जहां से यह उत्तर 
पूर्व दिशा में हीरा मार्ग के साथ- साथ जाती है और हीरा मार्ग तथा सदर बाजार की एप्रोच रोड के जंक्शन पर मिलती है । फिर यह उत्तर - पूर्व दिशा में सदर 
बाजार की एप्रोच रोड के साथ इसके क्रासिंग से शाहीबाग रोड को जाती है । जहाँ से यह उत्तर - पूर्व में शाहीबाग रोड के साथ जाते हुए बंगला सं . 15 की 
सीमा के उत्तर - पूर्ष बिन्दु आगे तक जाती है और फिर उसके उत्तर - पूर्व दिशा में जी . ओ. सी. के बंगले के सामने एम . ई . एस . क्वार्टर के कोने पर सीमेन्ट्री 
रोड के साथ- साथ उस बिन्दु तक जहां असैनिक क्षेत्र सीमा स्तम्भ संख्या स्थित है, मुड़ती है और असैनिक क्षेत्र सीमा के साथ -साथ उत्तर -पूर्वदिशा में 
असैनिक क्षेत्र सीमा स्तंभ सं. 4 तक जाती है । फिर यह दक्षिण - पूर्व की ओर मुड़ते हुए राज्य के राजमार्ग तक जाती है जहां से यह उत्तर - पूर्व की ओर राज्य 
के राजमार्ग से होते हुए तारापुर रोड के क्रासिंग तक जाती है जहां से यह उत्तर - पश्चिम दिशा में कालोनी के साथ सारापोल रोड के जंक्शन तक जाती है । 
फिर यह सी .एस. डी. डिपो की और रोड की ओर दक्षिण - पश्चिम दिशा को मुड़ती है तथा साबरमती नदी के किनारे तक जाती है ।फिर यह सावरमती नदी 
के किनारे के साथ उत्तर - पूर्वदिशा में मुड़कर छावनी सीमा स्तंभ सं. १ तक जाती है ।फिर यह छावनी सीमा के साथ उत्तर - पूर्व में छावनी सीमा स्तंभ सं . 
8 तक जाती है । इसके पश्चात् यह छावनी सीमा सं . 7ख और 7क से गुजरते हुए छावनी सीमा के साथ दक्षिण - पूर्व दिशा में जाते हुए छावनी सीमा स्तंभ 
सं . 7 से मिलती है । इसके पश्चात् यह स्तंभ सं. 5क से गुजरते हुए छावनी सीमा के साथ- साथ दक्षिण -पूर्व दिशा में छावनी सीमा स्तंभ सं. 6 से मिलती है 
। अन्त में यह छावनी सीमा के साथ - साथ दक्षिण - पश्चिम दिशा में जाते हुए छावनी सीमा सांभइक और 5 के क्रासिंग तक पहुंच कर छावनी सीमा स्तम्भ 
4क अर्थात् आरम्भिक बिन्दु पर मिलती है । 
वार्ड सं. 2 : 

सीमा छावनी सीमा स्तंभ सं. 4क से आरम्भ होती है और दक्षिण -पूर्व दिशा में छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ सं. 4क तक जाती 
है । फिर उत्तर - पश्चिम दिशा में छावनी सीमा के साथ -साथ छावनी सीमा स्तंभ सं. 3 के क्रासिंग तक , छावनी सीमा स्तंभ सं. 3क से होकर जाती है । फिर 
यह छावनी सीमा के साथ - साथ पश्चिम दिशा में छावनी सीमा स्तंभ सं. 2ख और 2क को पार करके छावनी सीमा स्तंभ सं. 2 तक जाती है ।फिर यह छावनी 
सीमा के साथ - साथ उत्तर - पश्चिम दिशा में छावनी सीमा स्तम्भ सं , 1 तक जाती है फिर ग्रह उत्तर - पूर्वदिशा में साबरमती नदी के तट से पी . डब्ल्यू . डी . के 
पम्प हाउस के दक्षिणी कोने के बिन्दु के सामने तक जाती है । फिर यह पी . डब्ल्यू. डी. क्वार्टर रोड के साथ - साथ रोड जंक्शन तक जाती है और फिर यह 
पी . डब्ल्यू . डी . रोड के साथ - साथ दक्षिण - पूर्व दिशा में रेल के राजमार्ग के जंक्शन तक जाती है जहां से यह फिर उत्तर दिशा में राज्य के राजमार्ग के साथ 
साथ उस बिन्दु. तक जहां से यह शाहीबाग रोड को मिलती है , तक जाती है । फिर यह शाहीबाग रोड के साथ - साथ सदर बाजार के एप्रोच रोड के क्रासिंग 
तक जाती है और फिर सदर बाजार के एप्रोच रोड के साथ - साथ दक्षिण पूर्व रोड में इसके हीरा मार्ग ( शहर की मुख्य रोड ) जंक्शन तक आर. सी . चर्च के 
सामने के बिन्दु तक जाती है । फिर यह हीरा मार्ग के साथ - साथ दक्षिण - पश्चिम दिशा में इसके कृष्णाराव मार्ग के जंक्शन तक आती है और फिर यह 
कृष्णाराष मार्ग क्रासिंग तथा माल रोड जंक्शन के साथ - साथ जाते हुए दक्षिण- पूर्व दिशा में केन्द्रीय विद्यालय तक आती है जहां से यह उत्तर - पूर्व दिशा से अपने 
सैनिक अस्पताल रोड के साथ जंक्शन तक जाती है जहां से यह हीरा मार्ग (हवाई अड्डा रोड ) के साथ-साथ पूर्वदिशा में मुड़कर उस बिन्दु तक जाती है 
जो छावनी सीमा स्तंभ सं. 4क अर्थात् आम्भिक बिन्दु के सामने है । 


[ भाग [ - खण्ड IV ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


لية11 


वार्ड सं. ३ 

सीमा जी . और सी . बंगले के सामने सीमेन्ट्री रोड के साथ हीरा मार्ग की क्रासिंग पर एम.ई. एस. क्वार्टरों के दक्षिण कोने से आरम्भ होती है और 
दक्षिण - पश्चिम दिशा में शहर की मुख्य रोड के साथ बंगला सं. 15 के दक्षिणी कोमे तक जाती है और फिर उसी दिशा में शाहीबाग रोड के साथ - साथ सदर 
बाजार एप्रोच रोड के साथ उसकी क्रासिंग की ओर जाती है तथा फिर आर. सी . चर्च के उत्तरी कोने से उत्तर - पश्चिम की ओर मुड़ती है । फिर यह दक्षिण 
पश्चिम दिशा में शाहीबाग रोड के साथ - साथ छावनी बोर्ड के कार्यालय के सामने एक बिन्दु तक आती है ।फिर यह शाहीबाग रोड के साथ - साथ पश्चिम 
दिशा में शाहीबाग रोड के बंगला सं. 43 के पूर्वी कोने के निकट राज्य के राजमार्ग के साथ शाहीबाग रोड के क्रासिंग तक जाती है ।फिर यह राज्य के राजमार्ग 
के साथ - साथ उत्तर - पूर्व में मुड़कर राज्य के राजमार्ग के साथ सदर बाजार के एप्रोच रोड वाले क्रासिंग तक जाती है फिर यह सदर बाजार एप्रोच रोड के साथ 
साथ उत्तर - पश्चिम दिशा में मुड़कर सदर बाजार न्यू रोड के साथ उसके क्रासिंग तक जाती है तथा फिर यह सदर बाजार न्यू रोड के क्रासिंग तक उत्तर 
पूर्व की और लिंक रोड पर मुड़ती है जो जल आपूर्ति पम्प हाउस के सामने है । यह लिंक रोड के साथ - साथ मकान सं . 32 के उत्तरी कोने के सामने सदर 
बाजार के मुख्य रोड के क्रासिंग तक जाती है । इसके पश्चात यह सदर बाजार के साथ मुख्य रोड से गुजरते हुए मकान सं. 55 के पश्चिम कोने के सामने 
नवरंग चौक के लिंक रोड वाले क्रासिंग तक चलती है । फिर यह नवरंग चौक की लिंक रोड के साथ चलते हुए सदर बाजार न्यू रोड क्रासिंग तक मकान 
सं. 55 के दक्षिणी कोने के सामने तक आती है ।फिर यह सदर बाजार न्यू रोड के साथ होते हुए मकान सं. 77 के पूर्वी कोने के सामने सदर बाजार की मुख्य 
रोड के साथ वाले क्रासिंग तक आती है । इसके पश्चात् यह दक्षिण - पूर्व दिशा की ओर मुड़कर उस बिन्दु तक जाती है जहां असैनिक क्षेत्र सीमा स्तंभ सं . 
5 स्थित है और फिर यह सीमेन्ट्री रोड के साथ - साथ दक्षिण - पूर्वदिशा में जाकर एम. ई. एस , क्वार्टरों के दक्षिणी कोने तक , जो सीमेन्ट्री रोड और जी . ओ. सी , 
बंगला अर्थात् आरम्भिक बिन्दु के सामने हीरा मार्ग के क्रासिंग पर है , तक जाती है । 
बाई सं. 4 : 

इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तंभ सं . 1 से आरंभ होती है और यह उत्तर - पूर्व दिशा में छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ सं. १ 
तक जाती है फिर यह दक्षिण पूर्वदिशा में सावरमती नदी के तट के साथ- साथ सी. एस. डी. पूर्ति डिपो के पश्चिमी कोने के सामने तक जाती है । उसके पश्चात् 
यह तारापुर रोड की ओर से रोड जंक्शन तक जाती है ।फिर यह तारापुर रोड के साथ- साथ दक्षिण -पूर्व दिशा में राज्य राजमार्ग के साथ वाले क्रासिंग तक 
जाती है । इसके पश्चात यह दक्षिण - पश्चिम दिशा में राज्य राजपथ के साथ - साथ उस बिंदु तक जाती है जिसका सरदार नगरलिंक रोड के साथ क्रासिंग है ।फिर यह 
उत्तर पश्चिम दिशा में उस बिन्दु तक जाती है जहाँ असैनिक सीमा स्तंभ सं. 4 स्थित है और यह दक्षिण पश्चिम दिशा में असैनिक क्षेत्र सीमा के साथ - साथ 
असैनिक क्षेत्र सीमा स्तंभ सं. 5 तक आती है । फिर यह उत्तर - पश्चिम दिशा में मुड़कर सीमेंट्री रोड के साथ - साथ सदर बाजार न्यूरोड के साथ वाले क्रासिंग 
प्वाइंट तक गाती है जो मकान सं. 77 के पूर्व कोने के सामने है । फिर यह दक्षिण - पश्चिम दिशा में सदर बाजार न्यू रोड़ के साथ - साथ उस बिन्तु तक जाती 
है जो नवरंग चौक के लिंक रोड के साथ वाले क्रासिंग पर है । यह मकान सं . 55 के दक्षिण के कोने के सामने है । फिर यह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 
नवरंग चौक के लिंक रोड तक सदर बाजार के मुख्य रोड के क्रासिंग की ओर जाती है और बंकर वास न्यू रोच के साथ साथ मकान सं. 288 के दक्षिणी कोने 
वाले बिंदु तक जाती है । इसके पश्चात् यह उत्तर - पूर्वी दिशा में मकान सं. 228 से मकान सं. 238 तक वाली गली के किनारे के पीछे की ओर से जाते हुए 
मकान सं. 239 के दक्षिणी कोने को छूती है । इसके पश्चात यह उत्तर पश्चिम दिशा में मकान सं. 239 के पूर्वी कोने तक जाती है फिर यह पूर्वी दिशा में होती । 
हुई मकान सं. 239 से 242 की गली के सामने किनारे की ओर जाती है और फिर यह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर मकान सं . 244 के दक्षिणी किनारे तक 
जाती है और उत्तर पश्चिम दिशा में मकान सं. 244 के उत्तरी किनारे तक जाती है । इसके पश्चात् यह उसर- पश्चिम दिशा में मकान सं 276 के उत्सरी कोने 
तक जाती है फिर यह उत्तर पूर्व में मुड़कर सदर बाजार सीमा स्तंभ स, 3 तक जाती है और फिर यह उत्तर - पश्चिम दिशा में सदर बाजार सीमा के साथ 
साथ सदर बाजार सीमा स्तंभ सं. 2 तक जाती है ।फिर यह उत्तर - पश्चिम दिशा में होते हुए सदर बाजार सीमा के साथ - साथ सदर बाजार सीमा स्तंभ सं . 1 
तक जाती है । इसके पश्चात् यह दक्षिण - पश्चिम दिशा में होते हुए साबरमती नदी के तट के साथ- साथ छावनी सीमा स्तंभ सं. 2 अर्थात् आरंभिक बिंदु तक 
जाती है । 
याई सं . : 

इस वार्ड की सीमा साबरमती नदी के तट से, जो पी . इल्यू डी . पम्प हाउस के कोने के दक्षिणी बिंदु के सामने है , से आरंभ होती है । फिर यह 
पी .उमापू डी. क्वार्टरों के साथ पूर्व दिशा में रोड जंक्शन तक जाती है इसके पश्चात् यह दक्षिण -पूर्वदिशा में पी. डब्ल्यू डी . क्वार्टर रोड के साथ राज्य राजपथ 
के जंक्शन सक जो बंगला सं. 43 के पूर्वी कोने के पास है, जाती है । फिर यह उत्तर पूर्वी दिशा में राज्य राजपथ के साथ - साथ राज्य राजपथ के सदर बाजार 
एप्रोच रोड वाले क्रासिंग तक जाती है ।फिर यह उत्तर - पश्चिम दिशा में सदर बाजार एप्रोच रोड के साथ - साथ सदर बाजार न्यू रोड तक आती है और फिर 
उत्तर - पूर्व की ओर सदर बाजार न्यू रोड के क्रासिंग तक जो जलपूर्ति पंप हाउस के सामने है, जाती है ।फिर यह लिंक रोड के साथ - साथ सदर बाजार मेन 
रोख वाले क्रासिंग तक मकान सं. 32 के उत्तर कोने के सामने है, जाती है । इसके पश्चात् यह सदर बाजार के मुख्य रोड़ के साथ - साथ नवरंग चौक के लिंक 
रोड वाले क्रासिंग तक जो मकान सं. 55 के पश्चिमी कोने के सामने है , जाती है । फिर यह उत्तर पश्चिमी दिशा में चलते हुए करवास न्यू रोड के साथ 
साथ मकान सं . 295 के पूर्वी कोने के बिंदु तक जाती है फिर यह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर मकान सं . 296 से 315 के सामने होते हुए नदी के तट तक 
जाती है फिर यह दक्षिण - पश्चिम की ओर मुड़कर साबरमती नदी के तट के साथ- साथ के बिंदु तक जाती है जो पी . डब्ल्यू डी . पंप हाऊस के कोने के 
दक्षिणी बिदु अर्थात् वाई के आरंभिक बिंदु है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 4 ] 


वार्ड सं. 6 : 

सीमा सदर बाजार सीमा स्तंभ से. 3 से आरंभ होती है । यह उसर - पश्चिम से होते हुए सदर बाजार सीमा स्तंभ सं. 2 के सीमा स्तंभ तक जाती है । 
फिर यह दक्षिण - पश्चिम की ओर मुड़कर असनिक क्षेत्र की सीमा के साथ होते हुए साबरमती नदी के तट तक जाती है फिर यह साबरमती नदी के तट के 
साथ दक्षिण की ओर मुड़कर मकान सं. 315 के सामने वाले बिंदु तक जाती है । इसके पश्चात् यह उत्तर - पूर्व दिशा में होते हुए मकान सं. 315 से 296 के 
सामने के किनारे के साथ - साथ और मकान सं . 295 के पूर्वी किनारे तक जाती है फिर यह दक्षिण पूर्व की ओर होते हुए बकरवास न्यू रोड के साथ- साथ उस 
बिंदु तक जाती है जो मकान सं . 228 के दक्षिणी किनारे पर है । फिर यह उत्तर पूर्व दिशा में मकान सं . 228 से मकान सं. 238 पाली गली के पीछे वाले 
किनारे से होते हुए मकान सं. 239 के दक्षिणी कोने को छूते हुए जाती है । इसके पश्चात् यह उत्तर - पूर्व दिशा में मकान सं. 239 के पूर्वी किनारे तक जाती 
है फिर यह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ते हुए मकान सं. 239 से 242 की गली के सामने वाले किनारे की ओर जाती है । फिर यह उत्तर - पश्चिम दिशा में मुड़कर 
मकान सं. 244 के दक्षिणीकिनारे तक जाती है और फिर उत्तर पश्चिम दिशा में मकान सं. 244 के उत्तर कोने तक जाती है और फिर यह उत्तर - पश्चिम दिशा 
घूमकर मकान से. 276 के उत्तर कोने तक बासी है । अंत में यह उत्तर - पूर्व की ओर मुड़कर सदर बाजार सीमा स्तंभ सं. 3 अर्थात् आरंभिक बिंदु तक आती 
है और उसे छूती है । 


[ फा . सं. 29155 / अहमदाबाद/ सी / डीई/ 97 /3093/ 97 / D( Q & C)] 

फाल्गुनी राजकुमार, संयुक्त सचिव 


. MINISTRY OF DEFENCE 

Now Delhi, the 22nd December , 1997 
S.R .O . 21 (E ).— Whereas a public notice containing the draft of the Ahmedabad Cantonment (Division into wards ) Rules , 
1997 was published vide notification of the Government of India in the Ministry of Defence number SRO 66 , dated 28 -2 -97 in the 
Gazette of India Part II , Section - IV , dated 19-4 - 97 , as required by section 31 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), inviting 
objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of 
publication of the said notice ; . 

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 8-5 -97; 

And whereas no objections or suggestions were received from the public in respect of the said Draft Rules within the 
stipulated time; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 31 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), and in 
supersession of the Ahmedabad Cantonment (Division into wards ) Rules , 1985 except as respects things done or omitted to be 
done before such supersession , the Contral Government beroby makes the following rules , namely : 


. 


1. Short title and Commencement : -- (1) These rules may be called the Ahmedabad Cantonment ( Division into Wards ) 
Rules , 1997. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Division of Cantonment into Wards : — For the purpose of holding elections to the Cantonment Board , Ahmedabad, 
tonment shall be divided into the following wards, namely :- - 

Ward No. I 
Ward No. II 
Ward No. III 
Ward No. IV 
Ward No. V 
Ward No . VI 


3. Boundaries of Wards: -- The boundaries of each of the wards mentioned in rule 2 shall be as specified in the Sched 
ute anpoxed to these rulos . 


[ YF II - 


4 


IV ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


4 . Number of Members to be Elected :- - The number of members to be elected from each of the wards shall be as 
shown below : 
Ward No. 

Mombers to be elected 
Ward No. I 
Ward No. II 


Ward No. III 
Ward No. IV 
Ward No, V 
Ward No . Vi 


1 (Reserved for Scbeduled Castes/ 


Scheduled Tribes candidatos). 


SCHEDULE 

( see rule - 3) 
Boundaries of the Wards 


WARD NO . I 

The boundary of this ward starts from Cantonment boundary pillar No. 4 -6 , then it runs in North -West direction to 
meet Krishnarao Marg (Aerodrome Road ) from where it runs along the Krislinarao Marg to the West direction to meet at the 
crossing ofMilitary Hospital Road from where it runs North -West direction along Krishnarao Marg (Aerodrome Road ) upto a 
point opposite Contral School crossing and Mall Road to meet Hira Marg ( City Main Road ) opposite the R . C . Church . Then it 
runs along Hira Marg to the North - East direction to meet at the junction of Hira Marg and Sadar Bazár approach Road . Then it 
runs in North - East direction along Sadar Bazar approach road to its crossing with the shabibagh Road . From there it runsNorth 
East along Shahbagh Road upto the North - East point of the boundary on Bunglow No. 15 and then again along ) the Hira Marg 
Road in North - East direction to its crossing with Cemetary Road at the comer ofMES Darte opposite GOC s Bunglow , where 
it turns towards North - East along the Cometary Road upto a pointwhere Civil Area Boundary pillar No. 5 is situated and along 
the Civil Aroa Boundary in North - East direction upto civil area boundary pillar No. 4 then it turus North - East upto the state 
highway where it turns North - East along the state highway upto crossing of Tarapole Road , where it turns towards North -West 
direction colony with the Tarapole Road upto junction then it turns in South - West direction along the road towards the CSD 
depot and upto the Bank of river Sabarmati. Then it tums towards North- East direction along the Bank of river Sabarmati upto 
the Cantonment boundary pillar No. 9 . It again turns to the North - East along the Cantonment boundary upto the Cantonment 
boundary pillar No. 8. Then it runs in South -East direction along the Cantonment boundary, passing through the Cantonment 
boundary pillar No . 7 - B and 7 - A to meet the Cantonment boundary pillar No. 7 . Then it runs in South -East direction along the 
Cantonment boundary passing through Cantonment boundary pillar No. 6 - A to meet at Cantonment boundary pillar No. 6 . 
Finally it runs in South West direction along the Cantonmentboundary to meet at the Cantonment boundary pillar No. 4 - A i.e . 
the starting point. 
WARD NO . II 


The boundary starts from the Cantonment boundary pillar no . 4 - A and runs in South - East direction along the Canton 
mont boundary upto the Cantonment boundary pillar No. 4 . Then it runs North - East along the Cantonment boundary upto 
Cantonmentboundary pillar No. 3 . Crossing Cantonment boundary pillar No. 3 - A on the way. Then it runs along the Canton 
ment boundary to the West Crossing Cantonmont boundary pillar No. 2 - B and 2 - A upto the Cantonment boundary pillar No. 2 . 
Then it runs along the Cantonment boundary to the North -Wost direction upto Cantonment boundary pillar No. 1, then turns in 
North - East direction along the bank of the River Sabarmati upto opposite point of the Southern corner of the PWD pump house . 
Thon it turns to North -East along the PWD Qtrs road upto the Road junction . Then it tumgSouth - East along the PWD Qtrs, road 
upto the junction of the State highway where it turns North again , along state highway upto a point where itmeets the Shahibaugh 
Road . Then it runs along Shahibaugh Road upto the crossing of Sadar Bazar approach Road , and goes South - East along the 
Sadar Bazar approach Road upto its junctionn with Hira Marg (City main road ) at a point opposite R . C . Church . Then it runs 
along Hira Marg to the South -West direction upto its junction with Krishnarso Marg . Then it runs along Krishnarao Marg 
3246 61/ 97 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 4 ] 


TE 


crossing and Mall Road junction to the South - East direction upto the Central School from where it runs South -East at its 
junction with the Military Hospital Road , from where it turns East along Hira Marg (Aerodrome Road ) upto a point opposite the 
Cantonment boundary Pillar No. 4 - A 1.. . the starting point. 
Ward No . IT 

The boundary starts from the Southern comer of MES Quarters on the crossing of Hira Marg with the Cemetery Road 
opposite the GOC Bunglow and runs in South -West direction along city main road to the Southera comer of Bungalow No. 15 
and then tums in the same direction along Shahibaugh Road to its crossing with Sadar Bazar approach Road and tums North 
West to Northern comer of the R . C . Church . Then it runs to the South - West along the Shahibaugh Road to a point opposite the 
Cantonment Board Office . Then it runs along the Shahibaugh Road in West direction upto tho crossing of Shahibaugh Road 
with the State highway near the Eastom comer of B . No. 43. Then it runs North - East along the State highway upto the State 
highway crossing with Sadar Bazar approach road . Then it turnsNorth -West along Sadar Bazar approach Road upto the cross 
ing with Sadar Bazar new Road and then it runs North - East upto the Sadar Bazar new Road crossing at link road , opposite the 
water supply pump house. It runs along the link road upto the crossing with Sadar Bazar main road opposite the North .comer of 
House No. 32 . Then it runs along Sadar Bazar main Road upto the crossing with link road of Navrang chowk opposite West 

odmor of H . No. 55 , then it runs along link road ofNavrang chowk upto the crossing with Sadar Bazar Now road opposite the 
Southern corner of H . No . 55 . Then It runs along Sadar Bazar New Road upto the crossing with Sadar Bazar Main road opposite 

the tastom corner of H . No. 77. Again , it turns, towards South - East direction upto a point where the civil area boundary pillar 
No. 5 is gituatod and then it runs in south - East direction along the Comotery roed upto the Southor comer ofMES Quarters on 
the crossing of Cemetery Road and Hira Marg opposito GOC Bunglow i.e . the starting point 


WARD NO . IV 

T The boundary of this ward starts from the Cantoninont boundary pillar No. 1 and it runs in North -East directrion along 
the Cantonment boundary upto the Cantonment boundary pillar, No . 9 , then it runs in south - East directon along the bank of the 
river Sabarmati upto the opposite west comer of CSD Supply depot, then it turns toward the Tarapole Road upto the road 
junction . Thon it turns South - East direction along the Tarapole road upto the crossing with the Stato highway . Then it turns 
South -West direction along the State highway upto the point that is the crossing with Sardarnagar link road Thon it turns North 
West direction upto a point where the civil area boundary pillar No. 4 is situated and nos in South - West direction along the 
Civil area boundary upto civil arcą boundary pillar No, 5. Then it turns in North -Wost direction along the Cemgtory road upto 
the crossing point with Sadar Bazar new road , opposite the cast comer of H . No. 77 . Then it runs in South - West direction along 
the Sadar Bazar ocw road upto a point at the road crossing with the link road ofNavrang chowk opposite the south corne: of H . 
No. 55 . Then it turns North -West direction along the link road of Navrang Chowk and crossing the Sadar Bazarmain road it 
runs along the Vankarvas new road upto a point at the south corner of H . No. 228, then it rms in North -East direction at the back 
Bide edge of the lane of H . No. 228 to H . No. 238 and touch the south comer of H . No. 239 . Thep it runs North - West direction 
upto the eastern corner of H , No. 239 . Then it runs in North - East direction towards the front edge of the lane of H . No. 239 do 
242 . Then again it turns in North -West direction upto a South comer of H . No , 244 and runs in North -West direction upto a 
north comer of H . No . 244 , Then it turns in North -West direction upto the northern corner of H . No. 276 . Then it tums North 
East upto the Sadar Bazar boundary pillar No . 3. Then it runs in north -West direction along the Sadar Bazar boundary upto the 
Sadar Bazar pillar No . 2 . Thon it turns in North -West direction along the Sadar Bazar boundary upto tho Sadar Bazar boundary 
pillar No . 1. Then it runs in South -West direction along the bank ofthe river Sabarmati upto the Cantonmiont boundary pillar No. 
2 . 1.e . the starting point. 
Ward No. V . 

The boundary of this ward starts from the bank of the river Sabarmati opposite the southern point of the comer of the 
PWD pump house . Then it turns east direction along the PWD Qtrs, road upto the road junction . Then it turns in South - East 
direction along tho PWD Qtrs. road upto the junction of the Stato highway near the pastom comer of Bunglow No. 43 . Then it 
turns in North - East direction along the State highway alpto the State highway crossing with Sadar Bazar approach road , Then it 
turns North -West direction along Sadar Bazar approach vad upto the crossing with Sadar Bazar new road and runs again North 
East upto the Sadar Bazar new road crossing opposite thit: water supply pump house . Then it runs along the link road upto the 
crossing with Sadar Bazar main road opposite the Northern corner of House No. 32 . Then it runs along Sadar Bazar pain road 
upto tho crossing with link road of Navrang Chowk opposite the westem corner of H . No. 55 . Then it turns in North -West 
direction and runs along the Vankarvasnew road upto a point at eastern corner of H . No . 295. Then it turns in South -West along 
the front edge of H . No. 296 to 315 upto the bank of the river . Then it tums South -West along the bank of river Şabarmati upto 
a point opposite the southern point of the corner of the PWD pump house i.e. tho starting point of this ward , 


[ 417 11 - IV ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ward No. Vi 

Starting from the Sadar Bazar boundary pillar No. 3 , it runs North -West upto the Sadar bazar boundary pillar No. 2 , 
then it turns South - West along the boundary of the Civil arca upto the bunk of the river Sabarmati. Then it tums south along the 
bank of river Sabarmati upto a point opposite H . No. 315 . Then it turns in North - East direction along the front edge of House 
No. 315 to 296 and upto the East corner of H . No. 295 . Then it tums South - East along the Vankarvas new road upto a point at 
the southern corner of H . No. 228 . Then it runs in North - East direction of the back side edge of the lano of H . No. 228 to H . No. 
238 and touches the southem corner of H . No. 234 . Then it runs North -East direction upto the eastern corner of H . No. 239 . 

Then it again turns in North - East direction towards the front edge of the lano of H . No. 239 to 242 . Then again it turns in North 
West direction upto the southern corner of H . No. 244 and runs in North -West direction upto the northern corner of H . No. 244 . 
Then it turns in North -West direction upto the northern comer of H . No. 276 . Finally it turns North -East upto the and touches 
Sadar Bazar boundary pillar No . 3 i. e . the starting point. 


[F . No. 29 /55 /Ahmd/ C /DE /97 /3093 /97 /D ( Q & C ) 

FALGUNI RAJKUMAR , Jt. Secy . 


Printed by the Manager ,Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri ,New Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997 


